रजिस्ट्री कीडी.एल.30209 


रजिस्ट्री सं. डी . एल . - 33002 / 99 


भारत सरकार .. 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


_ Roo.No.DL-30280 


REGD. No. D.L.- 33002/ 99 


दिल्लीराजपत्र 


INE : 


मी नया 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
. PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- un 


- 


- 


सं . 13 ] 
No. 13] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 22 , 2015 / माघ 2 , 1936 
. DELHI, THURSDAY , JANUARY 22 , 2015/ MAGHA 2, 1936 


[ रा. रा.रा. क्षे.दि . सं. 186 

[ N. C. T. D. No. 186 


भाग. ..IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


महिला एवं बाल विकास विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 22 जनवरी, 2015 
फा . सं. 61 ( 783 ) / सीडब्ल्यूसी - जेजेबी / डीडी( सीपीयू) / डीडब्ल्यूसीडी / 2014 / 38262 - 294. -किशोर न्याय (बच्चों 
की देखभाल एंव सुरक्षा) अधिनियम 2000 ( 2000 का 56 ) की उप - धारा ( 1 ), धारा 29 व दिल्ली किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल 
एवं सुरक्षा) नियम 2009 के नियम 21 (6 ) के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरकारी अधिसूचना संख्या एफ न . 
61 (2) / डीओ 1 / डीएसडब्लयू / 2001 / 2832 - 2891 दिनांक - 26 मार्च, 2003 अधिनियम की धारा 66 के अन्र्तगत मैं . निदेशक , 
महिला एवं बाल विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, के अर्न्तगत निम्नलिखित सदस्यों को बाल कल्याण समितियों में नियुक्त . 
करती हूँ । ये समितियाँ उपरोक्त अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों व कर्तव्यों की देखभाल 
एवं सुरक्षा हेतु बच्चों के हित में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में समुचित प्रयोग करेंगी । 
इन सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित समिति के कार्यकाल के अनुसार होगा । 
स. न. | बाल कल्याण समिति 

नाम, पता और अध्यक्ष और । बाल कल्याण समिति के । 
फोन न . 

सदस्य कार्यकाल की अंतिम तिथि 
बाल कल्याण समिति - II 

श्री पीसी चतुर्वेदी , 

सदस्य 

द्वितीय कार्यकाल 
कस्तूरबा निकेतन परिसर, लाजपत नगर, 41, दिल्ली ऐडमिन 

19. 12. 2014 
दिल्ली । 

फ्लैटस, ग्रेटर कैलाश - I 
नई दिल्ली । 

30 .06. 2015 
मो. - 9971768880 
2. बाल कल्याण समिति - IV , 

श्रीमति सुषमा विज, 

अध्यक्ष 

द्वितीय कार्यकाल 
| मूक और बाधिर के लिए एनपीएस स्कूल | मकान न. 1500, ग्राऊन्ड 

19.12. 2014 
नियर दिल्ली पुलिस अपार्टमेन्ट , मयूर | फ्लोर, सैक्टर 21 - डी , 
विहार, फेस - 1 दिल्ली । फरीदाबाद - 121001 

18. 12. 2017 
मो0 - 9910197929 


से 


321 DG/2015 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


Ram 


सदस्य 


द्वितीय कार्यकाल 

19.12. 2014 


सदस्य . 


18.12. 2017 
द्वितीय कार्यकाल 

19. 12. 2014 


___ 18. 12. 2017 


सदस्य 


द्वितीय कार्यकाल 

19.12. 2014 


18.12.2017 


PrA 


सदस्य . 


प्रथम कार्यकाल 

की अवधि 
18. 12. 2017 


श्रीमति अर्पना द्विवेदी, 
जी - 566, श्रीनिवास पुरी, 
नई दिल्ली । 
मो0 - 9899160155 
श्रीमति अंशु त्यागी, 
पता - डीसी आर्या, 
ई - 37बी, सैक्टर -27, 
नोएडा, गौतम बुद्ध नगर , 
यू. पी . मो0 - 9808157903 
श्रीमति प्रेमवती राणा, 
पता - 82, मॉल 
अर्पाटमेन्ट , मॉल रोड 
दिल्ली । 
मो .- 9211070023 
श्रीमति विनोद गुप्ता, 
पता - फ्लैट न, 46, मनु 
अपाटमेन्ट, मयूर विहार , 
फेस- 1 दिल्ली । 

मो0 - 9868162846 
बाल कल्याण समिति - V , संस्कार आश्रम । श्रीमति सन्तोष शर्मा, 
परिसर, दिलशाद गार्डन, दिल्ली । पता - 365, समीर विहार, 

मोदी नगर, गाजियाबाद, 

यू. पी. मो . - 9013383644 
बाल कल्याण समिति - VIII, वीसीएच - II, | डा . सरनजीत कौर 
बी - ब्लाक, पीडब्ल्यूडी धेरैक, कालका जी , | पता - निकुंज हाऊस, 
नई दिल्ली । 

आईयूएसी कैम्पस अरूणा 
असफ अली मार्ग, दिल्ली । 
श्रीमति रीटा मैथ्यूस 86 , 
मैक्समूलेर मार्ग, लोधी 
एस्टेट , नई दिल्ली । 
मो . - 9582147128 
श्रीमति वसुन्धरा, 
पता ए - 65, 
ग्राऊंड फ्लोर, 
सुशान्त लोक - III , 
सैक्टर - 57, गुड़गाव, 
| मो . - 9650665522 


3. 


सदस्य : 


प्रथम कार्यकाल 

की अवधि 
09. 05. 2017 


सदस्य 


प्रथम कार्यकाल 

की अवधि 
09.05.2017 


सदस्य 


प्रथम कार्यकाल 

की अवधि 
09.05 . 2017 


सदस्य 


प्रथम कार्यकाल 

की अवधि 
09. 05. 2017 


............ .. ... . .. .. ...... . ............ .. 


. . . .. 


. . 


.. . . .. . . ..... 


उपरोक्त बाल कल्याण समितियां अपने दिए गए पतों पर कार्यरत रहेंगी । ये समितियाँ किशोर न्याय ( बच्चों की देखभाल 
एवं सुरक्षा) संरक्षण अधिनियम 2000 व दिल्ली किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा ) नियम 2009 के अनुसार कार्य 
करेंगी । यह बाल कल्याण समितियॉ सभी कार्य दिवसों पर प्रात: 10.00 बजे से 5.00 बजे तक कार्य करेंगी । 


___ यह समितियाँ देखभाल एवं सुरक्षा हेतु बच्चों के बारे में देखभाल, सुरक्षा, उपचार , विकास व पुर्नवास हेतु समुचित निर्णय 
करेंगी । यदि बालक को बाल गृह में रहने का आदेश जारी रहता है तो समिति बालक के विकास का हर तिमाही में मूल्यांकन 
करेगी । ये समितियाँ सभी बाल गृहों जो कि उनके कार्यक्षेत्र में आते हैं में कम से कम 3 महीनों में एक बार निरीक्षण हेतु जाएंगी 
और बच्चों में हो रहे विकास का निरीक्षण करेंगी । 


ये समितियाँ किशोर न्याय ( बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा ) संरक्षण अधिनियम व नियमों के अर्न्तगत विभाग द्वारा भेजे गए 
सभी मामलों को निपटाएंगी । 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल के 


आदेश से और उनके नाम पर, 


. 


सौम्या गुप्ता , निदेशक 


PART IV 


DELIUI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 22nd January, 2015 
F . No . 61/( 783 )/CWC - JJB /DD (CPU ) /DWCD / 2014 /38262- 294 . - In exercise of the powers 
conferred by Sub - Section ( 1 ) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act, 2000 

f 2000 ) read with Rule 21(6 ) of Delhi Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Rules, 2009 and 
in pursuance of power delegated vide Notification No . F . 61 (2 )/DO - I/DSW /2001 /2832 -2891 dated the 
26th March , 2003, under Section 66 of the aforesaid Act, I, Dircctor, Women & Child Development, 
Government of National Capital Territory of Delhi, hereby nominate the following names in Child Welfare 
Committecs . They shall exercise the powers and discharge the dutics conferred or imposed on such 
Committees , in relation to the children in need of care and protection under the said Act in National Capital 
Territory of Delhi. 

The tenure of the Members shall be co - terminus with the tenure of the Committee . 


s . 
No. 


Child Welfare Committee 


| Name, Address & Phone No. 


Members 


Member 


Child Welfare Committee- II, Sh . P . C . Chaturvedi, 
Kasturba Niketan Complex , Lajpat | 41, Delhi Admn. Flats , Greater 
Nagar, Delhi 

Kailash -1, New Delhi 
M - 9971768880 


| Date of expiry of 
tenure of CWC 

Ilnd Term 

w .e .f. 
19 . 12 .2014 to 
30 .06 . 2015 


Chairperson 


Child Welfare Committee -IV , Ms. Sushma Vij , 
NPS School for Deaf & Dumb , H . No. 1500 , Ground Floor, Sector 
Near Delhi Police Aptt., Mayur 21- D , Faridabad - 121001 
Vihar. Phase -1, Delhi 

M - 9910197929 
Ms. Aparna Dwivedi; 
(7- 566, Sriniwas Puri , New Delhi. 
M - 9899160155 


Member 


IInd Term 

w . e . f. 
19 . 12 . 2014 
to 18 . 12 . 2017 

IInd Term 
. . w . e . f . 

19 . 12 .2014 
to 18 . 12 . 2017 
llnd Term 

w .e . f. 
19. 12 . 2014 
to 18. 12 .2017 
IInd Term 

w . e . f. 
19 . 12 .2014 
to 18 . 12 . 2017 


Member 


Member 


Member 


Ist Term 
Up till 18 . 12. 2017 


. 


. 


.. 


Member 


Ist Term 


Ms. Anshu Tyagi, 
R /o D .C Arya, E - 37B , Sector -27 , 
Noida , Gautam Budh Nagar, 0 .1 . 
M . 9808157903 
Ms. Premwati Rana 
R /O 82 , The Mall Apartments , Mall 
Road , Delhi. 
M - 9211070023 
Ms. Vinod Gupta , 
R /o Flat No. 46 ,Manu Apptt .Mayur 
Vihar , Phase - 1, Delhi 

M , 9868162846 
Child Welfare Committec- V , Ms. Santosh Sharma 
Sanskar Ashram Complex , R /o 365, Sameer Vihar, Modi Nagar , 
Dilshad Garden , Delhi. 

Ghaziabad , U . P . 

M - 9013383644 
Child Welfare Committee- VUI Dr. Sharanjit Kaur 
VC11-11, B -Block , PWD) Barracks , R /o Nikunj House, IUAC Campus 
Kalkaji, New Delhi. 

Aruna Asif Ali Marg , Delhi 
Ms. Rita Mathews 
86 ,Maxmuellar Marg, Lodhi 
Estate, New Delhi. 
M - 9582147128 
Ms. Vasundra 
R /o A -65 , Ground Floor, Sushant 
Lok -III , Sector-57 ,Gurgaon . 
M - 9650665522 


Member 


Up till 
09.05 .2017 
Ist Term 

Up till 
09 .05. 2017 
Ist Term 

Up till 
09.05.2017 


Member 


Member 


Ist Term 

Up till 
09 . 05 .2017 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


Aapam 


. 


The aforesaid Child Welfare Committees shall function from their designated premises. The Child 
Welfare Cominittees shall function in terms of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act, 2000 
and Delhi Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Rules, 2009 on all working days from 10.00 am to 
5 . 00 pm. 

The Chairperson & Members of Child Welfare Committees shall dealwith cases for care, protection , 
treatment, development and rehabilitation of children in need of care and protection . In case, the child is 
under order to continue in the Children Institution , the Committee shall carry out quarterly review of the 
progress of the child . The Committee shall visit each Child Care Institution falling in their jurisdiction at least 
once in 3 months to review the condition of children of the Institutions. 

· The Committees shall also take up the matters as referred to them by the Department for 
implementation of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2000 in letter and spirit . 

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National 

Capital Territory ofDelhi, 
SAUMYA GUPTA , Director 


विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 22 जनवरी, 2015 
सं . फा. 6 / 2 / 2015 -न्याय / अधी.विधि / 109 - 112. - परिवार न्यायालय अधिनियम , 1984, की धारा 4 द्वारा प्रदत्त 
एवं इस विषय में अधिकार प्रदान करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री यशवंत सिंह (नियमित आधार 
पर) को परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 , की धारा 4 के तहत , प्रदत्त शक्तियों के साथ , उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि 
से, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पश्चिम जिला के लिए नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल 

के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर, 

आर. किरण नाथ, प्रधान सचिव 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

. Delhi, the 22nd January, 2015 
No. F. 6/ 2/ 2015 - JudI./ Suptlaw/ 109 -112. -In exercise of the powers conferred by section 4 of the 
Family Courts Act, 1984 , and all other powers enabling him in this regard , the Lt. Governor of the N . C . T . of 
Delhi, with the concurrence of the High Court of Delhi, hereby appoints , Shri Yashwant Kumar, Officer of 
Delhi Higher Judicial Service , as Principal Judge , Family Courts, Delhi, on regular basis for West District 
with effect from the date he takes over, in terms of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 , with conferment 
of powers as such. 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of National 

Capital Territory ofDelhi, 
R. KIRAN NATII , Prl. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


